SHARE 

e 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 चैत्र , 1944 ( श ० ) 


संख्या 


116 राँची , मंगलवार , 


22 मार्च , 2022 ( ई ० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


----- 


अधिसूचना 
15 मार्च , 2022 


संख्या -11 / स्था ० अराज०-11 / 2009-1060 -- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड सहायक कारापाल संवर्ग 
नियमावली -2012 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते है : 


1 
. 


संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारम्भ : 


1 ) 


( 1 ) 


यह नियमावली " झारखण्ड सहायक कारापाल संवर्ग ( संशोधन ) नियमावली 2022 " 


कहलायेगी । 


2 


2 


1 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 22 मार्च , 2022 
इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा । 


( ii ) 


( iii ) 


यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी । 


2 . 


सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली -2012 के अध्याय -03 ( सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति ) की 


कंडिका -7 में निम्नांकित प्रावधान है : 


( 0 ) 


" सर्वप्रथम झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक लिखित परीक्षा आयोजित की 


जायेगी । लिखित परीक्षा हेतु विस्तृत अनुदेश परिशिष्ट ' क ' के रूप में संलग्न है । 
तदोपरांत झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक जाँच संपादित करने के लिए एक 


( ii ) 


समिति का गठन करेगा । शारीरिक योग्यता परीक्षा का मापदंड परिशिष्ट ' ख ' के रूप में 


संलग्न है । 


( ) 
( iii ) लिखित एवं शारीरिक परीक्षा में सफल एवं योग्य उम्मीद्वारों की चिकित्सीय परीक्षण 


झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी चिकित्सा 
संस्थान या उनके द्वारा गठित चिकित्सा दल द्वारा करेगा । विस्तृत अनुदेश परिशिष्ट 


' ग ' के रूप में संलग्न है । 


अंतिम भर्ती लिखित परीक्षा , शारीरिक योग्यता परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षण के 


आधार पर किया जायेगा । 


d . 


झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संसूचित रिक्तियों के कोटिवार दो गुणा 
अभ्यर्थियों की सूची शारीरिक योग्यता परीक्षा की जाँच हेतु तैयार की जायेगी । 
जो उम्मीद्वार शारीरिक मापदंड जाँच परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे वे चिकित्सा परीक्षण 


e . 


e 


के अधीन होंगे । उनकी उपयुक्तता का परिशिष्ट ' ग ' में दिये गये मानकों के अनुसार 
मूल्यांकन किया जायेगा एवं अभ्यर्थियों के स्वस्थ होने पर ही नियुक्ति की जायेगी । " 


को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है : 


सर्वप्रथम अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण / जाँच हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग 


एक समिति का गठन करेगा । शारीरिक परीक्षण / जाँच में सफल अभ्यर्थियों के अंतिम 


रूप से चयन हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक लिखित परीक्षा आयोजित 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 22 मार्च , 2022 


3 


की जायेगी । लिखित परीक्षा हेतु विस्तृत अनुदेश परिशिष्ट ' क ' एवं शारीरिक योग्यता 


परीक्षा का मापदंड परिशिष्ट ' ख ' के अनुरूप आयोजित की जायेगी । 
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संसूचित रिक्तियों के अनुरूप कोटिवार 
अभ्यर्थियों की सूची चिकित्सा परीक्षण की जाँच हेतु तैयार की जायेगी , जिसमें उत्तीर्ण 

अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से नियुक्ति हेतु कारा महानिरीक्षक से अनुशंसा की जाएगी । " 
सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली -2012 के अध्याय 03 ( सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति ) की 


3 . 


कंडिका -8 ( a ) मेंनिम्नांकित प्रावधान है : 


शैक्षणिक योग्यता- राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की 


उपाधि । " 


को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है : 


" न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता : - अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम 


तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा । 


उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक / 10 वीं कक्षा एवं 


इंटरमीडिएट / 10 + 2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान 


से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति - रिवाज , भाषा एवं 


3 


परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा | 


परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के 


मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक / 10 वीं 


कक्षा तथा इंटरमीडिएट / 10 + 2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा । " 


4 . 


" झारखण्ड सहायक कारापाल संवर्ग ( संशोधन ) नियमावली -2022 को इस हद तक संशोधित 


समझा जाएगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ए . दोड्डे , 
सरकार के अपर सचिव । 


4 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 22 मार्च , 2022 

परिशिष्ट - ' क ' 


( क ) लिखित परीक्षाः 


( i ) 


लिखित परीक्षा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी । 


( ii ) 


विनिर्दिष्ट परीक्षा निम्नलिखित विषयों में आयोजित की जाएगी तथा प्रत्येक विषय 100 


अंकों का होगा । प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ट ( Subjective ) परक होगा । 


( a ) 


सामान्य हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान 


इस विषय में दो भाग होगा- ( क ) प्रथम भाग- सामान्य हिन्दी- पूर्णांक -50 अंक , 


उतीर्णांक -15 अंक ( ख ) द्वितीय भाग- क्षेत्रीय भाषा ज्ञान ( Regional Language ) & 


पूर्णांक -50 अंक , उतीर्णांक -15 अंक , दोनो भाग में अलग - अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है । 


- 


( 
b 
) 


सामान्य ज्ञान ( माध्यम हिन्दी एवं अंग्रेजी ) 


इसमें सामान्य विज्ञान , कम्प्यूटर एवं सामयिक विषय , खेलकूद , सिनेमा इत्यादि से 
संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे । इसमें पूर्णांक -100 अंक एवं उत्तीर्णांक -30 अंक होगा । 


( c ) 


सामान्य अध्ययन ( माध्यम हिन्दी एवं अंग्रेजी ) 


इसमें भारतीय इतिहास एवं संस्कृति ( सभी काल ) , भूगोल , लोक प्रशासन , समाजशास्त्र , 
भारतीय संविधान एवं गाँधी विचार धारा विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे जो 


स्नातक स्तर के होंगे । इसमें पूर्णांक -100 अंक एवं उत्तीर्णांक -30 अंक होगा । 


( d ) 


झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक कारापाल के लिखित परीक्षा के पश्चात् 


दोगुना अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर शारीरिक मापदंड जाँच हेतु कारा महानिरीक्षक , 
झारखण्ड , राँची को भेजा जायेगा । उसके पश्चात् कारा महानिरीक्षक , झारखण्ड , राँची 


अभ्यर्थियों का आवश्यक शरीरिक जाँचोपरानत जाँच में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की 


सूची पुनः झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को वापस भेजेंगे । तत्पश्चात् झारखण्ड 


कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति नियमावली के अनुरूप अंतिम रूप से चयनित 
अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा कारा महानिरीक्षक , झारखण्ड , राँची को भेजा 


जायेगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 22 मार्च , 2022 


5 


परिशिष्ट - ' ख ' 


झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिक्तियों के विरूद्ध कोटिवार अनुशंसित उम्मीदवारों की 


शारीरिक योग्यता की परीक्षा बोर्ड द्वारा ली जायेगी । उम्मीद्वारों के लिए शारीरिक योग्यता के मानक 


निम्न प्रकार होंगे : 


शारीरिक योग्यता परीक्षा के मानक : 


( 1 ) 


ऊँचाई 


सीने की माप 


( क ) 


सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 


160 से.मी. 


81 से.मी. 


( ख ) अनुसूचित जाति / अनूसूचित जनजाति 


155 से.मी. 


79 से.मी. 


( ग ) महिला 


148 से.मी. 


( 2 ) 


दौड़ 


6 मिनट में 1600 मीटर 


पुरूष 


8 मिनट में 1600 मीटर 


महिला 


( 3 ) 


ऊंची कूद 


4 ' ( तीन अवसर दिये जायेंगे ) 


- 


पुरूष 


3 ' ( तीन अवसर दिये जायेंगे ) 


महिला 


( 4 
) 


लम्बी कूद 


12 ( तीन अवसर दिये जायेंगे ) 


- 


पुरुष 


9 ( तीन अवसर दिये जायेंगे ) 


महिला 


- 


( 5 ) 


गोला फेंक 16 पौंड- 15 ( तीन अवसर दिये जायेंगे ) 


- 


पुरूष 


10 ' ( तीन अवसर दिये जायेंगे ) 


महिला 


6 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 22 मार्च , 2022 


परिशिष्ट- " ग " 


PERFORMA FOR HEALTH CHECKUP FOR THE POST OF ASSISTANT 


JAILOR ( HOME , JAIL & DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT ) 


Date : 


Name : 


Age 


Sex : M / E . 


IIIIIIIIIII 


IIIIIIIIIIIIII 


IIIIIIIIII 


Brief Clinical History , if any 


1 . . 


Blood Examination 


( a ) 


Lipid Profile 


( b ) 


Liver Function Test 


( c ) 


Kidney Function Test 


( d ) 


HIV Test 


II . 


Routine Examination 


Sugar : 


Albumin : 


E.C.G. : 


X - ray Chest : 


III . 


Ultra Sound Abdomen : 


Any other investigation : 


Advice : 


IV . 


Eye Checkup ( including colour blindness ) : 


4 . 


Mental Status : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 22 मार्च , 2022 


7 


VI . 


Test regarding Bone and Joint Disease : 


( including Flat Foot Knocking Knee etc. ) 


VII . 


Speech and Hearing Status 


VIII . Status of Hydrocelel Verocelel Piles and Hernia 


IX . 


Medical Report of the Officer 


1. Hemoglobin level of the officer 


2. Blood Sugar level 


3. Cholesterol level of the officer 


4. Liver functioning 


5. Kidney Status 


6. Cardiac Status 


7. Others 


X. 


Medical Report of the Office 


1. Overall Health of the Officer 


2. Any other remarks based on the health 

medical checkup of the officer 


3. Health Profile grading 


Date : 


IIIIIIIII 


Signature of Medical Authority , 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 116 -- 50 


